रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


Na 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 208 ] 

नई दिल्ली, बुधवार , मई 17 , 2006 / वैशाख 27, 1928 
No. 208 ] 

NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 17, 2006/VAISAKHA 27 , 1928 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मई, 2006 

सं. 44 /2006 -सीमा शुल्क 
सा. का .नि . 291 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इस बात पर संतुष्ट होने पर कि ऐसा 
करना जनहित में आवश्यक है , एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी 
के कॉलम 3 में तदनुरुपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ढंग से वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) में भारत सरकार 
की प्रत्येक अधिसूचना में मामलानुसार संशोधन करती है अथवा पुनः संशोधन करती है, अर्थात् - . 


सारणी 


| संशोधन 


क्रम अधिसूचना सं. और 
सं . | तारीख 


94/ 96 - सीमा शुल्क , 
दिनांक 16 दिसम्बर , 
1996सा. का .नि . 569 
( अ ) , दिनांक 16 
दिसम्बर 1996 


" 


उक्त अधिसूचना में 
| (i) सारणी में 
__ ( क ) क्र. सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित 
क्र . सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात : 

| 3 
क्र . सं. 1 के अंतर्गत मदों को यदि पुनः आयातित 
छोड़कर विदेश व्यापार नीति के कीमती और अर्ध 
पैरा 4क. 20. 1 में यथा कीमती पत्थरों का 
उल्लिखित तराशे और परिष्कृत प्रसंस्करण के बाद 
किए गए कीमती और अर्धकीमती मूल्य ऐसे प्रसंस्करण 
पत्थरों का प्रसंस्करण हेतु विदेश में प्रयुक्त सामग्रियों 
निर्यात किया जाएगा । " की लागत सहित 


ख 


1486 GI/ 2006 


(1 ) 


----- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec .30) 


-...-...-.... 


. 


..-..... 


- 


- 


उचित लगाया जाता 
है , चाहे ऐसी लागतें 
वास्तव में लगाई गई 
हो अथवा नहीं बीमा 

और दोनों और की 
भाड़ा सूची सहित इन 
पर उदग्रहणीय सीमा 

| शुल्क 
(ii) व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
__ " व्याख्या - इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ 
( क ) यदि पिघलने रिसाइकलिंग अथवा रिकास्टिंग के माध्यम से पुन : 
उत्पादन अथवा प्रसंस्करण करने के बाद विदेश से पुनः आयातित किए 
गए माल को वही नहीं समझा जाएगा ;; 
( ख ) " विदेश व्यापार नीति " का अर्थ समय- समय पर यथा संशोधित 
अधिसूचना सं. 1 ( आर ई- 2006 ) | 2004- 2009, दिनांक 7 अप्रैल, 
2006 के जरिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित विदेश व्यापार नीति 1सितम्बर, 

2004, 31 मार्च, 2009 से है। 
55 / 2001 - सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि ( ज ) के बाद शर्त (iv ) में ... 
दिनांक 16 

निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात् : 
मई, 2001, 

" हीरा व्यापार कम्पनी, मेडेनहेड, यूनाइटेड किंगडम " 
सा . का .नि . 360 ( अ ) , 
दिनांक 16 मई, 2001 
52/ 2003 - सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
दिनांक 31 

(i) प्रथम पैरा में 
मार्च, 2003 
सा . का . नि . 274( अ ) , (i ) शर्त ( 4 ) में , खंड ( i ) तथा (iii क ) का लोप किया 
दिनांक 31 मार्च, 2003 जाएगा ; 

( ii ) शर्त ( 4क ) के पश्चात् निम्नलिखित शर्ते अंतः स्थापित की 
जाएंगी, अर्थात् - 
" ( 4ख ) इकाई पूंजीगत माल अथवा उस इकाई में विनिर्मित 
उत्पादित , प्रसंस्कृत अथवा पैककृत माल को विशेष आर्थिक जोन ( एस 
ई जेड ) अथवा अन्य निर्यातोन्मुखी उपक्रम ( ई ओ यू) अथवा 
इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ( ई एच टी पी ) इकाई अथवा 
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ( एस टी पी ) इकाई, जैसा भी मामला 
हो, में स्थिति किसी अन्य इकाइ में शुल्क का भुगतान किए बिना उसके 
विनिर्माण तथा वहां से निर्यात अथवा इकाई के अंदर ही उपयोग के 
प्रयोजनार्थ उक्त अधिकारी को पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात् । 
हस्तांतरित कर सकती है बशर्ते कि माल की निकासी और प्राप्ति का 
उचित लेखा रखा जाए और माल के अंतर इकाई संचलन की प्रक्रिया 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - 


का पालन किया जाए ; 

( 4ग ) इकाई उक्त अधिकारी को सूचना देने के पश्चात् शुल्कु का । 
भुगतान किए बिना परीक्षण मरम्मत अंशांकन, शोधन तथा वापस लौटने 
हेतु पूंजीगत माल की अस्थायी निकासी कर सकती है बशर्ते कि मालग 
की निकासी एवं प्राप्ति का समुचित लेखा रखा जाए । "; . . 
( 2) पैरा 6 में , शर्ते ( ii ) में , " ऐसी इकाई के मामले में जो उन 
इकाइयों से इतर है जो दो वर्ष से कम समय से अस्तित्व में हैं " 
शब्दों की जगह " इकाई " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( 3) पैरा 10 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

" 10. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, 
(i) इसमें निहित छूट, इकाई द्वारा पिछले वर्ष के दौरान निर्यात किए 
गए विनिर्मित सामान के फ्री ऑन बोर्ड ( एफ ओ बी ) मूल्यं के 1. 5 
( एक दशमलव पांच ) प्रतिशत की सीमा तक , ऐसे पुर्जी एवं संघटकों पर 
भी लागू होगी जो उस प्रेषिती अथवा उस क्रेता, जिसे विनिर्मित सामान 
निर्यात किया गया था , को निर्यातित सामान की वारंटी अवधि के दौरान 
बिक्री पश्च् सेवा हेतु आपूर्ति किए जाते हैं बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति को 
विशिष्ट रूप से संबंधित निर्यात संविदा में विहित किया गया हो तथा 
उक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि विदेश व्यापार नीति के तहत 
अपेक्षित निवल विदेशी मुद्रा अर्जन ( एन एफ ई ) निकालने के लिए 
समस्त निर्यातित माल के कुल योग की संगणना हेतु ऐसे आयातित 
पुर्जा एवं संघटकों का लागत बीमा भाड़ा ( सी आई एफ ) मूल्य 
शामिल कर लिया गया है ; 

( ii ) इसमें निहित छूट निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के प्रयोजनार्थ 
उत्पादों की सूचनापुस्तिकाओं, साहित्य, इश्तिहार होर्डिंग, कैटालॉग तथा 
पोस्टरों जैसी प्रोत्साहन सामग्री के आयात एवं आपूर्ति पर भी लागू होगी । 
इस छूट की सीमा पिछले वर्षों के निर्यातों के फ्री ऑन बोर्ड ( एफ ओ 
बी ) मूल्य के 1. 5 ( एक दशमलव पांच ) प्रतिशत तक होगीः 

बशर्ते कि निवल विदेशी मुद्रा अर्जन ( एन एफ ई ) को पूरा करने | 
तथा विदेश व्यापार नीति के पैरा 6. 8 में यथा विनिर्दिष्ट घरेलू बिक्री 
पात्रता का लाभ उठाने के लिए ऐसे पुर्जो, संघटकों तथा प्रोत्साहन 
सामग्री के निर्यात मूल्य की गणना नहीं की जाएगी । "; 

( 4 ) पैरा 11क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् - 

" 11क . इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी , यदि उक्त , 
अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वस्त्र एवं वस्त्र सामग्री के विनिर्माण 
में संलग्न इकाई के पास वस्त्र अथवा वस्त्र सामग्री बची हुई है तो वह 
ऐसी इकाई को ऐसे अप्रयुक्त बचे हुए वस्त्र एवं वस्त्र सामग्री की सौदा । 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II -- SEC . 3(i)] 


-- 


- - 


- ... . .. . 


..-. 


. - 


- 


. 


मूल्य पर शुल्क का भुगतान किए जाने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इस रुप 
में निकासी करने की अनुमति देगा मानो माल का विनिर्माण उस इकाई 
में ही किया गया है : 

बशर्ते कि ऐसी निकासी की अनुमति तभी दी जाएगी जब उक्त 
अधिकारी यह प्रमाणित करे कि निकासी किये जाने के लिए प्रस्तावित 
वस्त्र अथवा वस्त्र सामग्री बची हुई सामग्री है और यह कि ऐसी निकासी 
उस पिछले वर्ष, जिससे यह बचा हुआ वस्त्र एवं वस्त्र सामग्री संबंधित 
है , में आयातित प्रेषणों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य अथवा इनकी मात्रा 
के दो प्रतिशत जो भी कम हो , से अधिक नहीं है । " 


[ फा. सं. डीजीईपी/ एफटीपी/382 / 2006 ] 

अनुपम प्रकाश , अवर सचिव 


टिप्पणी: 1. अधिसूचना सं. 94 / 96 - सीमा शुल्क , दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 , सा . का. नि. सं. 569 ( अ) , 
दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसे अंतिम बार सा . का. नि. 16 ( अ) , 
दिनांक 5 जनवरी, 2000 के तहत संशोधित किया गया था । 
2. अधिसूचना सं. 55 / 2001 - सीमा शुल्क , दिनांक 16 मई , 2001 सा . का. नि . 360( अ) , दिनांक 16 
मई, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 21 / 2006- सीमा शुल्क , 
दिनांक 1 मार्च, 2006 , सा . का . नि.122 ( अ) दिनांक 1 मार्च, 2006 के तहत संशोधित किया गया था । 
3. अधिसूचना सं . 52/ 2003- सीमा शुल्क , दिनांक 31 मार्च, 2003 सा. का . नि . 274 ( अ ) दिनांक 31 
मार्च, 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 50/ 2005- सीमा शुल्क , 
दिनांक 20 मई , सा. का .नि . 331 ( अ) , दिनांक 20 मई , 2005 के तहत संशोधित किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th May, 2006 
___ No. 44/ 2006 - Customs 


G .S. R . 291( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of 
section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends or 
further amends, as the case may be , each of the notifications of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), specified in column 2 
of the Table below , in the manner specified in the corresponding entry in column 3 
of the said Table , namely : 


[Art II - QUE 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Notification 
No. and Date 


Amendment 


üz--.. 


94 / 96 
Customs, dated 
the 16th 
December , 
1996 , G .S .R . 
569(E ), dated 
the 16th 
December , 
1996 . 


In the said notification , 
(i) in the table , 
(a ) after Sl. No. 2A and the entries relating 

thereto, the following Sl. No . and entries shall 
be inserted , namely: 


* 2B . Cut and polished Duty of Customs which 

precious and semi would be leviable if the 
precious stones value of _ re - imported 
exported for precious and semi precious 
treatment abroad stones after treatment 
as referred to in were made up of the fair 
Paragraph 4A .20.1 cost of treatment carried 
of the Foreign out including cost of 
Trade Policy , other materials used in such 
than those falling treatment, whether such 
under Sl. No. 1"; costs are actually incurred 

or not , insurance and 
freight charges, both 

ways."; 
(ii) for the Explanation , the following Explanation shall 
be substituted , namely : 
Explanation.- For the purposes of this notification , 

(a) goods shall not be deemed to be the same if 
they are re- imported from abroad after being 
subjected to remanufacturing or reprocessing 
through melting, recycling or recasting: 
(b ) Foreign Trade Policy means Foreign Trade 
Policy , 1st September, 2004 - 31st March , 2009 , 
published by the Government of India in the 
Ministry of Commerce and Industry vide 
notification No 1(RE - 2006 )/ 2004 - 2009 , dated 
the 7th April, 2006 , as amended from time to 


time." 


1486 G17 2006 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - SEC 


55 / 2001 In the said notification , in condition ( iv ), after entry (h ), 
Customs, dated | the following entry shall be inserted , namely : 
the 16th May, 
2001, G .S.R . " (i) Diamond Trading Company, Maidenhead, United 
360(E ), dated Kingdom ". 
the 16th may 
2001. 
52 / 2003 In the said notification , 
Customs, dated 
the 315 (1) in the first paragraph , 
March 2003 , 
G .S .R . 274( E ), (i) in condition (4 ), clauses (ii) and ( iiia ) shall be 
dated the 31st 

omitted ; 
March , 2003 . (ii) after condition (4a ), following conditions shall 

be inserted , namely : 
" (4b ) The unit may transfer capital goods or 
goods manufactured , produced , processed or 
packaged in that unit to any other unit in a 
Special Economic Zone (SEZ ) or other Export 
Oriented Undertaking (EOU ) or Electronic 
Hardware Technology Park (EHTP ) unit or 
Software Technology Park ( STP ) unit , as the 
case may be, without payment of duty for the 
purpose of manufacture and export therefrom 
or for use within the unit after giving prior 
intimation to the said officer , subject to 
maintenance of proper accounts of removal and 
receipt of goods and following the procedure of 
in - bond movement of goods; 
( 40 ) The unit may remove the capital goods 
temporarily within the country without payment 
of duty for the purposes of test, repair , 
calibration , refining and return thereof, after 
giving intimation to the said officer , subject to 
maintenance of proper accounts of removal and 

receipt of goods.": 
(2 ) in paragraph 6 , in condition (ii ), for the words " in 

case of unit other than those which are in 
existence for less than two years" , the words " the 

unit" shall be substituted ; 
(3) for paragraph 10 , the following paragraph shall be 

substituted , namely : 
* 10 . Notwithstanding anything contained in this 


- 


- 


-- 


( 917 [I — 95 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


notification , 


(i) the exemption contained herein shall also 
apply to spares and components, to the extent of 
1.5 ( one point five ) percent, of the Free on Board 
(FOB ) value of the manufactured articles exported 
by the unit during the preceding year for the 
purpose of supply of such spares and components 
for after - sale - service during the warranty period 
of the exported articles to the same consignor or 
buyer to whom manufactured articles were 
exported subject to the condition that such supply 
is specifically stipulated in the relevant export 
contract and the said officer is satisfied that the 
Cost Insurance Freight (CIF ) value of such 
imported spares and components has been included 
for computation of sum total of all imported goods 
for arriving at the Net Foreign Exchange Earning 
(NFE ) as required under the Foreign Trade Policy ; 


( ii) the exemption contained herein shall also 
apply to import and supply of promotionalmaterials 
like brochures , literatures, pamphlets, hoardings , 
catalogues and posters of products for the purpose 
of export promotion activities , to the extent of 1.5 
( one point five ) percent of the Free on Board 
(FOB ) value of the preceding year s exports : 


VVV 


Provided that the export value of such 
spares , components and promotional materials shall 
not be taken into consideration for fulfilment of 
Net Foreign Exchange Earnings (NFE ) and for 
availing Domestic Sale Entitlement as specified in 
paragraph 6 .8 of the Foreign Trade Policy." ; 


(4) for paragraph 11A , the following paragraph shall be 

substituted , namely : 


" 11A . 


Notwithstanding anything contained in this 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec. 3(1)] 


notification , if the said officer is satisfied that the 
unit engaged in the manufacture of textiles and 
textile articles has left over textile fabric or 
textile material, he shall allow such unit to clear 
such unutilized left over textile fabric or textile 
material into Domestic Tariff Area on payment of 
duty on transaction value as if the goods have been 
manufactured in that unit : 


Provided that such clearance shall be allowed 
only where the said officer certifies that the 
textile fabric or textile material proposed to be 
cleared are left over and that such clearance do 
not exceed two percent of the Cost Insurance 
Freight value or the quantity of imported 
consignments in the previous year to which such 
left over textile fabric or textile material relates , 
whichever 

lower .". 


- 


[ F. No. DGEP/FTP /382 /2006 ] 
ANUPAM PRAKASH , Under Secy. 


Note : 
1. Notification No. 94 / 96 -Customs, dated the 16th December , 1996 was 
published vide number G .S .R . No. 569 (E ), dated 16th December , 1996 and was 
last amended vide G .S.R . 16 (E ), dated the 5th January , 2000 . 


WELLNAWIALAL 


2 . Notification No. 55 /2001-Customs, dated the 16th May, 2001 was published 
vide number G .S.R . 360 (E ), dated the 16th May, 2001 and was last amended by 
notification No. 21 / 2006 -Customs, dated the 1st March , 2006 , G .S .R . 122 ( E ), 
dated the 1st March , 2006 . 


3 . Notification No. 52 / 2003-Customs, dated the 31st March , 2003 was 
published vide number G .S.R 274 ( E ), dated the 31st March , 2003 and was last 
amended by notification No.50 / 2005 - Customs, dated the 20th May , 2005 , G .S .R . 
331(E ), dated the 20th May , 2005 , 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मई, 2006 
सं . 31 / 2006 - के.उ. शु . 


सा. का.नि . 292 ( अ). - उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क ( विशेष महत्व की वस्तुए ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) और उत्पाद शुल्क के 
अतिरिक्त शुल्क ( वस्त्र एवं वस्त्र का सामान ) अधिनियम, 1978 ( 1978 का 40 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इस 
बात का समाधान हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा भारत सरकार 
पूर्व वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय ( राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 22 / 2003- के . उ. शु., 
दिनांक 31 मार्च, 2003, सा . का . नि. 265 ( अ ) दिनांक 31 मार्च, 2003 में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है नामशः 
उक्त अधिसूचना में, 
( 1) पैराग्राफ 2 में , 
( i) खण्ड (i) में , परन्तुक के बाद , निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा नामशः 

" बशर्ते यह भी कि उपयोगकर्ता उद्योग कारखानागत माल को माल को हटाने और 
प्राप्ति के समुचित लेखा- जोखा के अनुरक्षण के अध्यधीन उक्त अधिकारी को सूचना देने के 
बाद उसकी जांच, मरम्मत, कैलीब्रेशन, परिष्करण और उसकी विवरणी के प्रयोजनार्थ शुल्क के 
भुगतान के बिना देश के भीतर अस्थाई तौर पर हटा सकता है ; " 
(ii ) खण्ड ( ii ) और ( iv ) विलोपित किये जायेंगे ; 
( 2 ) पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़े जायेंगे, नामशः 
" ( 2क ) उपयोगकर्ता उद्योग संसाधित विनिर्मित, उत्पादित अथवा पैकेज किये गये माल 
की उक्त अधिकारी को सूचना देने के बाद और माल को हटाने और प्राप्ति के समुचित लेखे 
जोखे के अनुरक्षण एवं निम्नलिखित पुनः भण्डारण प्रक्रिया के अध्यधीन पैराग्राफ 1 के खण्ड 
( क ) से ( घ ) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी एक प्रयोजन के लिए एक विशेष आर्थिक जोन , 
अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट 
में दूसरी यूनिट को अथवा दूसरी निर्यातोन्मुखी उपक्रम , जैसा भी मामला हो , पूर्ति अथवा 
अंतरण कर सकता है ; 

( 2ख ) उपयोगकर्ता उद्योग कारखानागत माल की किसी विशेष आर्थिक जोम अथवा 
साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथ्वा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में 
दूसरी यूनिट को अथवा दूसरे निर्यातोन्मुखी उपक्रम को , जैसा भी मामला हो, उक्त अधिकारी 
148647 / 06 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II _ SEc. 3(i)] 


को सूचना देने के बाद, माल को हटाने और प्राप्ति के समुचित लेखे- जोखे अनुरक्षण और 
निम्नलिखित पुनः भण्डारण प्रक्रिया के अध्यधीन यूनिट के भीतर उपयोग हेतु पूर्ति अथवा 
अंतरण कर सकती है ; " 
( 3 ) पैराग्राफ 5 में , शर्त (ii ) में , 
" उन उद्योग को छोड़कर दूसरे उपयोगकर्ता जिसका दो से कम वर्ष से अस्तित्व है, के 
मामले में , शब्दों के स्थान पर " उपयोग कर्ता उद्योग " शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे; 
( 4 ) पैराग्राफ 10क और 10ख के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जायेंगे, 
नामश: 

" 10क. इस अधिसूचना में किसी बात के निहित होने के बावजूद, 
(i ) इसमें निहित छूट उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा निर्यातित विनिर्मित वस्तुओं के फ्री ऑन बोर्ड 
मूल्य के 1.5 ( एक दशमलव पाँच ) प्रतिशत तक के कलपुर्जे और संघटकों के लिए लागू 
होगी जो उसी पारेषक अथवा क्रेता जिसको विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया गया था , 
निर्यातित वस्तुओं की वारंटी अवधि के दौरान बिक्री पश्चात सेवा के लिए ऐसे कलपुर्जी और 
संघटकों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ गत वर्ष के दौरान ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण किया हो , 
बशर्ते कि ऐसी पूर्ति संगत नियात संविदा में विशेष रूप से निर्धारित की गई हो ; 
( ii ) इसमें निहित छूट ब्रोशर , साहित्य , इश्तहार , होर्डिंग, सूचीपत्र और निर्यात संवर्धन 
क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ पोस्टरों का उत्पाद जैसी संवर्धन सामग्री की खरीद और पूर्ति , गत 
वर्ष के निर्यात के फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के 1. 5 ( एक दशमलव पाँच) प्रतिशत की सीमा तक 
के लिए भी लागू होगी ; 

बशर्ते कि ऐसे कलपुर्जो संघटकों और संवर्धन सामग्री का निर्यात मूल्य निवल विदेश 
मुद्रा अर्जन को पूरा करने और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ6. 8 में यथा विनिर्दिष्ट घरेल 
बिक्री पात्रता का लाभ उठाने के लिए विचार नहीं किया जायेगा । । 
10ख. इस अधिसूचना में किसी बात होते हुए भी यदि उक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ठ 
है कि उक्त यूनिट छोड़े गये वस्त्र फैब्रिक्स अथवा वस्त्र सामग्री से वस्त्र और वस्त्र वस्तुओं के 
विनिर्माण में लगा है तो वह ऐसी यूनिट को ऐसे छोड़े गये वस्त्र फैब्रिक्स अथवा वस्त्र सामग्री 
की निकासी की लेनदेन मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अनुमति देगा 
मानो कि उक्त माल उक्त यूनिट में विनिर्मित किया गया हो ; 

बशर्ते कि ऐसी निकासी की अनुमति तभी दी जायेगी जहाँ उक्त अधिकारी यह 
प्रमाणित करता है कि निकासी किये जाने के लिए प्रस्तावित वस्त्र फैब्रिक्स अथवा वस्त्र 
सामग्री छोड़ी गई है और ऐसी निकासी पूर्व वर्ष जिसमें ऐसी छोड़े गये वस्त्र फैब्रिक्स अथवा 
वस्त्र सामग्री से संबंधित है, में पारेषण का मूल्य अथवा मात्रा दो प्रतिशत से अधिक न हो , जो 
भी कम हो । " 

[ फा . सं. डीजीईपी / एफटीपी /382/2006 ] 

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव 


[ II - CUT 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


feuruſt : 

17 3 1 F .22 /2003 - 77. 3. Y., faias 31 HITT , 2003 a 2 . . . Fİ . 265 
( 37 ), facich 31 Hid , 2003 $ TEG Yahya fani te 911 31t sifah ar3 TAI 
F1. 28 / 2005- 07.3. 7., facich 20 F , 2005 , H .57. 1.332 ( 34) , faig 20 , 
2005 non fiillera at T AI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th May, 2006 
No.31/ 2006- CENTRAL EXCISE 


G .S. R . 292(E ). -- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of 
section 5A of the Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ), read with sub 
section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special 
Importance ) Act, 1957 (58 of 1957) and sub -section (3 ) of section 3 of 
Additional Duties of Excise ( Textile and Textile Articles ) Act, 1978 (40 of 
1978 ), the Central Government , on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following further amendments in 
the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of 
Finance and Company Affairs ( Department of Revenue ), No. 22 /2003 
Central Excise , dated the 31st March , 2003, G .S .R . 265 (E ), dated the 31st 
March , 2003 ,namely : 


In the said notification , 


(1) 


in paragraph 2, 


: 


(i) in clause (i), after the proviso, the following proviso shall be 

inserted , namely : 


" Provided further that the user industry may remove the capital 
goods temporarily within the country without payment of duty for 
the purposes of test, repair , calibration , refining and return 
thereof, after giving intimation to the said officer , subject to 
maintenance of proper accounts of removal and receipt of goods;": 


(ii) 


clauses (ii) and (iv ) shall be omitted; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 3 (1)] 


(2) 


after paragraph 2 , the following paragraphs shall be inserted ,namely : 


" (20 ) The user industry may supply or transfer goods 
processed , manufactured , produced or packaged to another unit in a 
SpecialEconomic Zone (SEZ ), or Software Technology Park (STP ) unit 
or Electronic Hardware Technology Park ( EHTP ) unit or to another 
Export Oriented Undertaking (EOU), as the case may be , for any of 
the purposes specified in clauses (a) to (d ) of paragraph 1, after giving 
intimation to the said officer and subject to maintenance of proper 
accounts of removal and receipt of goods and following the 
rewarehousing procedure; 


( 2b ) The user industry may supply or transfer capital goods to 
another unit in a Special Economic Zone (SEZ ) or Software 
Technology Park (STP) unit or Electronic Hardware Technology Park 
( EHTP ) unit or to another Export Oriented Undertaking (EOU ), as the 
case may be, for use within the unit after giving intimation to the said 
officer , subject to maintenance of proper accounts of removal and 
receipt of goods and following the rewarehousing procedure." ; 


( 3 ) 


in paragraph 5 , in condition (ii), for the words " in case of user 
industry other than those which are in existence for less than two 
years, they" the words " the user industry shall be substituted ; 


(4) 


for paragraphs 10A and 10B , the following paragraphs shall be 
substituted , namely : 


" 10A. Notwithstanding anything contained in this notification ; 


(i) the exemption contained herein shall apply to spares and 
components up to 1.5 (one point five ) percent. of Free on Board 
(FOB ) value of manufactured articles exported by the user 
industry which manufactured such articles during the preceding 
year for the purpose of supply of such spares and components 
for after - sale - service . during the warranty period of the 
exported articles to the same consignor or buyer to whom 
manufactured articles were exported subject to the condition 
that such supply is specifically stipulated in the relevant export 
contract; 


( 477 II - - 053(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


we 


(ii) the exemption contained herein shall also apply to 
procurement and supply of promotional materials like brochures , 
literatures, pamphlets , hoardings , catalogues and posters of 
products for the purpose of export promotion activities , to the 
extent of 1.5 (one point five ) percent. of Free on Board (FOB ) 
value of the preceding year s exports : 


-... 


--------- 


Provided that the export value of such spares , components and 
promotional materials shall not be taken into consideration for 
fulfilment of Net Foreign exchange Earnings (NFC) and for availing 
Domestic Sale Entitlement as specified in paragraph 6 .8 of the 
Foreign Trade Policy . 


10B . Notwithstanding anything contained in this notification , if the 
said officer is satisfied that the unit , engaged in the manufacture of 
textiles and textile articles has left over textile fabric or textile 
material, he shall allow such unit to clear such left over textile fabric 
or textile material into Domestic Tariff Area on payment of duty on 
transaction value as if the goods have been manufactured in the unit : 


Provided that such clearance shall be allowed only where the 
said officer certifies that the textile fabric or textile material 
proposed to be cleared are left over and such clearance do not exceed 
two percent . of value or the quantity of consignments in the previous 
year to which such left over textile fabric or textile material relates, 
whichever is lower.". 

. [ F. No. DGEP/FTP /382 / 2006 ] 
ANUPAM PRAKASH , Under Secy . 


Note : 


The principal notification No 22 / 2003 - Central Excise , dated the 31st March , 
2003 was published vide number G . S.R 265 (E ), dated the 31st March , 2003 
and was last amended vide notification No . 28 / 2005 - Central Excise , dated the 
20th May , 2005 , G .S .R . 332 (E ), dated the 20th May, 2005 . 


148662/06 - 4 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


